रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


" 


स 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


+ 


: 


.:-- 


::..." 


. 


.: 


. 


. 


F 


. 


. 


सामग- जग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 16 , 2016 / फाल्गुन 26 , 1937 
___ NEW DELHI , WEDNESDAY , MARCH 16, 2016/ PHALGUNA 26 , 1937 


सं. 79 ] 
No. 79 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2016 
सं. आर टी- 25028/01/ 2016- आर एस . — सड़क सुरक्षा और सड़क परिवहन क्षेत्र में बेहतर कार्य 
पद्धतियों की जांच करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योग्य बिन्दुओं पर सुझाव देने के लिए एतद्वारा 
मंत्री समूह का गठन किया जाता है । इस समूह की अध्यक्षता श्री यूनुस खान , माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग 
एवं परिवहन विभाग , राजस्थान राज्य सरकार करेंगे और इसमें प्रारंभिक रूप से निम्नलिखित होंगे : 

1. श्री सिद्दा राघव राव , माननीय मंत्री, परिवहन , सड़क एवं भवन , आंध्र प्रदेश सरकार 
2. श्री चंद्रिका राय, माननीय मंत्री, परिवहन , बिहार सरकार 
3. श्री राम कृष्ण ऊर्फ सुदिन धावलिकार, माननीय मंत्री , लोक निर्माण विभाग , नदी नेवीगेशन और 

परिवहन , गोवा सरकार 
4. श्री रामलिंगा रेड्डी , माननीय परिवहन मंत्री, कर्नाटक सरकार 
5. श्री दिवाकर नारायण राओटे, माननीय परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र सरकार 
6. श्री जॉन रोट लुआंग लियाना, माननीय परिवहन मंत्री, मिजोरम सरकार 

7. श्री रमेश चंद्र मांझी, माननीय परिवहन मंत्री, ओडिशा सरकार 
2. संयुक्त सचिव ( परिवहन ), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री समूह के कार्यों में सहायता करेंगे । 
अन्य राज्यों के मंत्री उनकी सुविधा सुनिश्चित हो जाने के पश्चात् सदस्य बनाए जाएंगे । 
3. मंत्री समूह की सहायता निम्नलिखित अधिकारियों के अलावा उनके संबंधित राज्यों के अधिकारियों द्वारा 
की जाएगी: 


1323 GI/ 2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC . 1 ] 


1 . श्री पवन कुमार गोयल, प्रधान सचिव व परिवहन आयुक्त , राजस्थान सरकार 
2. श्री अलपन बंदोपाध्याय , प्रधान सचिव ( परिवहन ), पश्चिम बंगाल सरकार 
3. श्री कमल दयानी, परिवहन आयुक्त , गुजरात सरकार 
4. श्री तोमिन थाचंकरी, परिवहन आयुक्त , केरल सरकार 

अध्यक्ष, मंत्री समूह , अन्य राज्य से सदस्य के रूप में मंत्रियों को उनकी इच्छाओं पर निर्भर करते हुए 
सहयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा । मंत्री समूह तकनीक सहयोग प्राप्त करने के लिए किसी भी राज्य एजेंसी के 
अधिकरियों की भी सहायता ले सकता है । यह सड़क परिवहन क्षेत्र में सभी संगत मुद्दों पर विभिन्न स्टेक होल्डरों 
के साथ चर्चा कर सकता है । 
4. मंत्री समूह के समक्ष विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 

क . इसे आबंटित कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की सहायता करना ; 

ख . माननीय मंत्री, सड़क परिवहन , राजमार्ग एवं पोत परिवहन को निम्नलिखित के संबंध में सलाह 
देना : 
( क) अगले 5 वर्षों में 50 % तक घातकताओं और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से 

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कोड तैयार करना ; 
( ख) संवर्धित ग्राहक अनुभव के साथ राज्यों में सार्वजनिक परिवहन को सुधारना ; 
( ग) ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस के मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी सम्मिलित करने हेतु 

_____ कार्यनीतियां; 
( घ ) ड्राइविंग लाइसेंसों, निजी वाहनों के हस्तांतरण , ड्राइविंग लाइसेंसों के लिए अनापत्ति प्रमाण 

पत्र के संबंध में जन सेवा प्रदानगी को सुधारना ; 
( ड) दुर्घटना जांच और रिपोर्टिंग तंत्र का मानकीकरण ; 
( च) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के सुदृढ़ीकरण के लिए नीतिगत परिवर्तन और कार्यनीतियां; 
( छ) संवर्धित ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए राज्यों में सार्वजनिक परिवहन को सुधारना ; 
( झ ) सभी हितधारियों के लिए परिवहन की सुगमता को सुधारने के लिए कार्यनीतियां ; 
( ञ) एक राज्य से दूसरे राज्य में पुराने निजी वाहनों का हस्तांतरण ; 
( ट) बस राष्ट्रीय परमिट प्रणाली और ट्रक राष्ट्रीय परमिट प्रणाली का सुदृढ़ीकरण ; 
( ठ) सड़क स्थिति संपरीक्षा प्रणालियों का मानकीकरण और सड़क इंजीनियरिंग में सुधारों के लिए 

सुझाव देना ; 
( ड) सुभेद्य प्रयोक्ताओं की सुरक्षा को सुधारने के लिए रोड साइड अवरना; 
( ठ) सड़क सुरक्षा में क्षमता निर्माण ; 
(ढ ) आपात ट्रामा परिचर्या सुविधाओं में सुधार; 
( ण ) कोई अन्य मामला, जिसके संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय समूह से जांच करने 

और विचार करने के लिए अनुरोध करेगा । 


[ T1 I - 005 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


समिति की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अथवा ऐसे अंतराल पर बैठक होगी, जैसा भी निर्णय 
ūIAH 374 TEA RUTE 15 HE , 2016 at an Bedarf Rulet ararate FURT 
माननीय केन्द्रीय मंत्री सड़क परिवहन , राजमार्ग और पोत परिवहन के परामर्श से समूह द्वारा लिया जाएगा । 

अभय दामले , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd March , 2016 
No. RT- 25028 /1 /2016 - RS . — A Group of Ministers is hereby constituted to examine the best 
practices in road safety and road transport sector and to suggest actionable points for implementation . The 
Group will be headed by Shri Yoonus Khan , Hon ble Minister for Public Works Department and Transport , 
Government of Rajasthan and will initially comprise of: 

1. Shri Sidda Raghava Rao , Hon ble Minister for Transport , Roads and Buildings, Government of 

Andhra Pradesh ; 
2 . Shri Chandrika Ray , Hon ble Minister for Transport ,Government of Bihar ; 
3 . Shri Ramkrishna alias Sudin Dhavalikar , Hon ble Minister for Public Works Department , River 

Navigation and Transport , Government ofGoa ; 
4 . Shri Ramalinga Reddy , Hon ble Minister for Transport, Government of Karnataka ; 
5 . Shri Diwakar Narayan Raote , Hon ble Minister for Transport, Government ofMaharashtra ; 
6 . Shri John Rotluangliana, Hon ble Minister for Transport, Government of Mizoram ; 
7 . Shri Ramesh Chandra Majhi, Hon ble Minister for Transport, Government of Odisha; 

Joint Secretary ( Transport), Ministry of Road Transport & Highways will assist the Group of 
Ministers . Ministers of other states would bemademembers after ascertaining their kind convenience. 
3 . The Group of Ministers will be assisted by the Officers of their respective States in addition to the 
following Officers: 

Shri Pawan Kumar Goyal, Principal Secretary & Transport Commissioner, Govt. of 

Rajasthan ; 
2 . Shri Alapan Bandopadhyay, Principal Secretary ( Transport),Government of West Bengal; 

Shri Kamal Dayani, Transport Commissioner, Government ofGujarat ; 

Shri Tomin Thachankary , Transport Commissioner, Government of Kerala . 
The Chairman , Group of Ministers will be free to co - opt Ministers from other States as Members 
depending upon their willingness. Group of Ministers can also seek assistance from Officers of any other 
State / agency for getting technical support. It can discuss with the various stakeholders in the road transport 
sector on all relevant issues . 
4 . The terms of reference of the Group of Ministers shall be as under : 

a To assist the National Road Safety Council in performance of the functions assigned to it ; 
b To advise the Hon ble Minister for Road Transport, Highways and Shipping on : 
(a ) To frame a National Road Safety Code with the aim to reduce fatalities and road accidents 

by 50 % in next five years 
(b ) Improving public transport in the States with enhanced customer experience ; 
(c ) Strategies for incorporating technology for assessment for driving licenses, vehicle fitness 

assessment ; 


3 . 


Shrike 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


(d ) Improving public service delivery in respect of driving licenses , transfer of personal 

vehicles , NOC for driving licenses ; 
( e) Standardization of accident investigation and reporting mechanism , 
(f) Policy changes and implementation strategies for strengthening State Road Transport 

Undertakings ; 
( g) Improving public transport in the States to enhance customer experience ; 
(h ) Strategies for improving the ease of transport for all the stakeholders ; 
(i) Transfer of old personal vehicle from one State to another; 
(i) Strengthening Bus National Permit System and Truck National Permit System ; 
(k ) Standardising the Road Conditioning audit systems and suggest improvements in road 

engineering ; 
(1) Road side infrastructure to improve safety of vulnerable users; 
(m ) Capacity building in road safety ; 
(n ) Improvements in emergency trauma care facilities. 
(0 ) Any other matter that the Ministry of Road Transport & Highways may choose to request 

the Group to examine and consider. 
The Committee will meet at least once in a quarter or at such frequency as it may decide . The 
Committee shall submit its first report by 15th May 2016 . The frequency of subsequent reports may 
be decided by the Group in consultation with the Hon ble Union Minister for Road Transport, 
Highways and Shipping . 


ABHAY DAMLE , Jt. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


